सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 11 राँची, सोमवार , 


6 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
3 जनवरी , 2020 


संख्या -11/ जनगणना ( मार्गदर्शन ) विविध -04/ 18-30 / रा 0, जनगणना अधिनियम , 1948 (केन्द्रीय 
अधिनियम संख्या-37 , सन् 1948 ) के तहत जनगणना नियम , 1990 के नियम -8 (iv) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2021 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों 
यथाः जिला/ अनुमण्डल/ प्रखण्ड/ नगर निगम/ नगर परिषद / नगर पंचायत/ छावनी परिषद/ वार्ड /पंचायत/ ग्राम आदि के 
प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक -01 जनवरी , 2020 से 31 मार्च, 2021 तक किसी भी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं किया जाय । क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 तक हुए परिवर्तनों से संबंधित 
सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय , झारखण्ड, राँची को अग्रसारित की जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 

सरकार के सचिव- सह 
राज्य समन्वयक ( जनगणना) 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 11 -- 50 


